निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 577 ) 


25 कार्तिक 1931 ( श ) 
पटना, सोमवार , 16 नवम्बर 2009 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

17 अगस्त 2009 
सं0 8 / पी 3 - 09 / 2009 - 3078 — जल संसाधन विभाग की अधिसूचना सं0 1958, दिनांक 15 जुलाई 
2009 के द्वारा श्री अमरेन्द्र सिंह, कनीय अभियंता, गृह जिला - नालन्दा, आई0डी0 संख्या - जे0 8160 सम्प्रति कनीय 
अभियंता, नलकूप प्रमण्डल , बाढ़ ( लघु जल संसाधन विभाग) को सहायक अभियंता ( असैनिक ) के पद पर प्रोन्नति 
के फलस्वरूप सहायक अभियंता ( असैनिक ) के पद पर पदस्थापन हेतु श्री सिंह की सेवा लघु जल संसाधन विभाग 
को सौपी जाती है । 
यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

श्रीकृष्ण श्रीवास्तव , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 577 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


